रजिस्ट्री सं . डी . एल . ( एन ) 04/0007/200305 


सत्यमेव जयते 

भारत 
The Gazette of India 

राजपत्र 

का 


सं . 19 ] 
No. 19 ] 


सी . जी . डी . एल . सा . - 23082021-229180 


- 


REGD . NO . D. L. ( N ) 04 / 0007 / 2003-05 


CG - DL - W - 23082021-229180 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


साप्ताहिक 

WEEKLY 


4238 GI / 2021 


नई दिल्ली , अगस्त 8 अगस्त 14 , 2021 , शनिवार / श्रावण 17 —–श्रावण 23 , 1943 

NEW DELHI , AUGUST 8— AUGUST 14 , 2021 , SATURDAY / SRAVANA 17 – SRAVANA 23 , 1943 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II– खण्ड 3 – उप - खण्ड ( iii ) 

PART II — Section 3— Sub - section ( iii ) 


केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notifications issued by the Central Authorities ( Other than the Administrations of Union 
Territories ) 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 

नई दिल्ली , 6 अगस्त , 2021 


आ . अ . 220. — यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या 
ईसीआई / प्रे.नो. / 102 / 2019 दिनांक 1 नवम्बर , 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार , मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर , 2019 थी । 


और यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित अभ्यर्थी के 
निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है 


और यतः , संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा , 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित , उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर , 2019 
को घोषित किए गए थे । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी , 2020 थी ; 


और यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू , झारखण्ड द्वारा दिनांक 29 जनवरी , 2020 के पत्र सं 61 / निर्वा ० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य 
निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी , 2020 के पत्र स ० 01 / निर्वा - ई . ई.एम - को -42 / 2019 / 201 , के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के 

( 471 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

अनुसार श्री बीरेन्द्र कुमार , जो झारखण्ड के 79 हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले झारखण्ड विकास मोर्चा ( प्रजातांत्रिक ) 
के अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं । 


472 


और यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग 
द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री बीरेन्द्र कुमार को 
कारण बताओ नोटिस दिनांक 03 मार्च , 2021 को जारी किया गया था ; 


और यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 03 मार्च , 2021 के उपयुक्त कारण 
बताओ नोटिस के जरिए श्री बीरेन्द्र कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के 
कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही , निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ; 


और यतः , उक्त नोटिस श्री बीरेन्द्र कुमार के पिता नन्द कुमार प्रसाद द्वारा दिनांक 25 मई , 2021 को प्राप्त किया था । अभ्यर्थी से प्राप्त 
पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर 
दी गई है ; 


और यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक 
रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री बीरेन्द्र कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया 
है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; 


और यतः , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बीरेन्द्र कुमार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके 
पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है , 


और यत , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) 


( ख ) 


निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
उपेक्षित है दाखिल करने में असफल रहा है तथा 

उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा 


" 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड 
राज्य के 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में निर्वाचन लडने वाले झारखण्ड विकास मोर्चा 
( प्रजातांत्रिक ) के अभ्यर्थी श्री बीरेन्द्र कुमार , ग्राम- वीर धवर , पो- मोहम्मदगंज , थाना- मोहम्मदगंज , जिला- पलामू , झारखण्ड को इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य 
चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है । 


[ फा . सं . झार . - वि.स. / पूर्व अनु- 1 / 79 / 2019 ] 
आदेश से , 

अरविन्द आनन्द , प्रधान सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
ORDER 

New Delhi , the 6th August , 2021 

O.N. 220. — WHEREAS , the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by 
Election Commission vide Press Note No. ECI / PN / 102 / 2019 dated 1st November , 2019. As per the schedule , the date 
of Counting was 23rd December , 2019 . 


AND WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting 
candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election 
Officer , concerned from the date of election of returned candidate ; 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

AND WHEREAS , the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 
79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State on 23rd December , 2019. As such the last date for 
lodging of account of election expenses was 22nd January , 2020 . 


473 


AND WHEREAS , as per the report vide letter No. 61 / fo dated 29th January , 2020 submitted by the District 
Election Officer , Palamu Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer , Jharkhand vide letter No. 01 / fat - 33 
--42 / 2019 / 201 , dated 03rd February , 2020 , Sh . Birendra Kumar , a contesting candidate of Jharkhand Vikas 
Morcha ( Prajatantrik ) from 79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State , has failed to lodge any 
account of his election expenses as required by law . 


AND WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Palamu , Jharkhand and the 
Chief Electoral Officer , Jharkhand , a Show Cause Notice dated 3rd March , 2021 was issued by Election Commission 
under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 to Sh . Birendra Kumar for non - submission of 
Election expenses ; 


AND WHEREAS , as per Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 , through the above 
said Show Cause Notice , dated 3rd March , 2021 , Sh . Birendra Kumar , was directed to submit his representation in 
writing to the Commission explaining the reason for non - submission of accounts and also to lodge his accounts of 
election expenses / rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned 
within 20 days from the date of receipt of the notice ; 


AND WHEREAS , the said notice was received by Sh . Nand Kumar Prasad father of 
Sh . Birendra Kumar , on 25th May , 2021. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted 
to the Commission by District Election Officer , Palamu vide his letter No. 470 / ffo dated 28th June , 2021 . 


AND WHEREAS , in the supplementary report submitted by District Election Officer , Palamu vide his letter 
No. 470 / fo dated 28th June , 2021 , it has been stated that Sh . Birendra Kumar has not submitted any 
representation or his account of election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further , he 
his furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election 
Commission as well ; 


AND WHEREAS , the Commission is satisfied that Sh . Birendra Kumar , has failed to lodge an account of 
election expenses and has no good reason or justification for the failure ; 

AND WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 stipulates that : 
" If the Election Commission is satisfied that a person 


( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or 
under this Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any 
such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order . " 


NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission hereby declares Sh . Birendra Kumar , resident of Vill - Bir Dhawar , P.O - Mohammadganj , 
Thana - Mohammadganj , Dist - Palamu , Jharkhand and a contesting candidate of Jharkhand Vikas Morcha 
( Prajatantrik ) for General Election to Legislative Assembly of Jharkhand , 2019 from 79 - Hussainabad Assembly 
Constituency of the State of Jharkhand , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House 
of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three 
years from the date of this order . 


[ F. No. JKD - LA / ES - I / 79 / 2019 ] 
By Order , 
ARVIND ANAND , Principal Secy . 


474 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

आदेश 

नई दिल्ली , 6 अगस्त , 2021 


उ 

आ . अ . 221. – यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या 
ईसीआई / प्रे.नो. / 102 / 2019 दिनांक 1 नवम्बर , 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार , मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर , 2019 थी । 

और यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित अभ्यर्थी के 
निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है 


और यतः , संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा , 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित , उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर , 2019 
को घोषित किए गए थे । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी , 2020 थी ; 


और यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू , झारखण्ड द्वारा दिनांक 29 जनवरी , 2020 के पत्र सं 61 / निर्वा ० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य 
निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी , 2020 के पत्र स 001 / निर्वा - ई.ई.एम - को -42 / 2019 / 201 , के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के 
अनुसार श्री जितेन्द्र कुमार , जो झारखण्ड के 79 हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा 
यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं । 


और यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू झारखण्ड और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग 
द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री जितेन्द्र कुमार को 
कारण बताओ नोटिस दिनांक 03 मार्च , 2021 को जारी किया गया था ; 


और यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 03 मार्च , 2021 के उपयुक्त कारण 
बताओ नोटिस के जरिए श्री जितेन्द्र कुमार को निर्देश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने 
के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही , निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ; 


और यतः , उक्त नोटिस श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 15 अप्रैल , 2021 को प्राप्त किया था । अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला 
निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ; 


और यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक 
रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री जितेन्द्र कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया 
है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; 


और यत :, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जितेन्द्र कुमार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके 
पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है , 


और यत , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) 

निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है , दाखिल 
करने में असफल रहा है : तथा 


( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा ” 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड 
राज्य के 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री जितेन्द्र 
कुमार , ग्राम- बैराँव , टोला- खेकसाही , पोस्ट- कामगारपुर , थाना- हुसैनाबाद , जिला- पलामू , झारखण्ड - 822116 को इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने 
अथवा होने के लिए निरर्हित है । 


[ फा . सं . झार . - वि.स. / पूर्व अनु- 1 / 79 / 2019 ] 

आदेश से , 

अरविन्द आनन्द , प्रधान सचिव 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


475 


ORDER 

New Delhi , the 6th August , 2021 

O.N. 221. WHEREAS , the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by 
Election Commission vide Press Note No. ECI / PN / 102 / 2019 dated 1st November , 2019. As per the schedule , the date 
of Counting was 23rd December , 2019 . 


AND WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting 
candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election 
Officer , concerned from the date of election of returned candidate ; 


AND WHEREAS , the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 
79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State on 23rd December , 2019. As such the last date for 
lodging of account of election expenses was 22nd January , 2020 . 


AND WHEREAS , as per the report vide letter No. 61 / f¶fo dated 29th January , 2020 submitted by the 
District Election Officer , Palamu Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer , Jharkhand vide letter No. 
01 / af - 4--42 / 2019 / 201 , dated 03rd February , 2020 , Sh . Jitendra Kumar , an Independent contesting 
candidate from 79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State , has failed to lodge any account of his 
election expenses as required by law . 


AND WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Palamu , Jharkhand and the 
Chief Electoral Officer , Jharkhand , a Show Cause Notice dated 3rd March , 2021 was issued by Election Commission 
under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 to Sh . Jitendra Kumar for non - submission of 
Election expenses ; 


AND WHEREAS , as per Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 , through the above 
said Show Cause Notice , dated 3rd March , 2021 , Sh . Jitendra Kumar , was directed to submit his representation in 
writing to the Commission explaining the reason for non - submission of accounts and also to lodge his accounts of 
election expenses / rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned 
within 20 days from the date of receipt of the notice ; 


AND WHEREAS , the said notice was received by Sh . Jitendra Kumar , on 15th April , 2021 . 
Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election 
Officer , Palamu vide his letter No. 470 / ftaſo dated 28th June , 2021 . 


AND WHEREAS , in the supplementary report submitted by District Election Officer , Palamu vide his letter 
No. 470 / ffo dated 28th June , 2021 , it has been stated that Sh . Jitendra Kumar has not submitted any 
representation or his account of election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further , he 
his furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election 
Commission as well ; 


AND WHEREAS , the Commission is satisfied that Sh . Jitendra Kumar , has failed to lodge an account of 
election expenses and has no good reason or justification for the failure ; 

AND WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 stipulates that : 
" If the Election Commission is satisfied that a person 


( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or 
under this Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any 
such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order . " 


NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission hereby declares Sh . Jitendra Kumar , resident of Vill - Bairaon , Tola - Kheksahi , Post 
Kamgarpur , Thana - Hussainabad , Dist - Palamu , Jharkhand - 822116 and an Independent contesting candidate for 
General Election to Legislative Assembly of Jharkhand , 2019 from 79 - Hussainabad Assembly Constituency of the 
State of Jharkhand , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of 
this order . 


[ F. No. JKD - LA / ES - I / 79 / 2019 ] 
By Order , 
ARVIND ANAND , Principal Secy . 


476 


उ 

आ . अ . 222. – यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या 
ईसीआई / प्रे.नो. / 102 / 2019 दिनांक 1 नवम्बर , 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार , मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर , 2019 थी । 

और यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित अभ्यर्थी के 
निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

आदेश 

नई दिल्ली , 6 अगस्त , 2021 


और यत :, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा , 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित , उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर , 2019 
को घोषित किए गए थे । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी , 2020 थी ; 


और यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू , झारखण्ड द्वारा दिनांक 29 जनवरी , 2020 के पत्र सं 61 / निर्वा ० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य 
निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी , 2020 के पत्र स 001 / निर्वा - ई.ई.एम - को -42 / 2019 / 201 , के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के 
अनुसार श्री नरेश कुमार पासवान , जो झारखण्ड के 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा 
यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं । 


और यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू झारखण्ड़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग 
द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री नरेश कुमार 
पासवान को कारण बताओ नोटिस दिनांक 03 मार्च , 2021 को जारी किया गया था ; 


और यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 03 मार्च , 2021 के उपयुक्त कारण 
बताओ नोटिस के जरिए श्री नरेश कुमार पासवान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर 
पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही , निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ; 


और यतः , उक्त नोटिस श्री नरेश कुमार पासवान द्वारा दिनांक 12 अप्रैल , 2021 को प्राप्त किया था । अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद 
जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ; 


और यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक 
रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री नरेश कुमार पासवान ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का 
लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; 


और यतः , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री नरेश कुमार पासवान निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और 
उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है , 


और यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि : 

- 

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) 


( ख ) 


निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन 
उपेक्षित है . दाखिल करने में असफल रहा है तथा 

उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , 

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा ” 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड 
राज्य के 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री नरेश 
कुमार पासवान , गम्हरिया वार्ड न ० 4 , जपला , हुसैनाबाद , पलामू , झारखण्ड - 822116 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए 
निरहित है । 


[ फा . सं . झार . - वि . स . पूर्व अनु- 1 / 79 / 2019 ] 

आदेश से , 

अरविन्द आनन्द , प्रधान सचिव 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


477 


ORDER 

New Delhi , the 6th August , 2021 

O.N. 222. WHEREAS , the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by 
Election Commission vide Press Note No. ECI / PN / 102 / 2019 dated 1st November , 2019. As per the schedule , the date 
of Counting was 23rd December , 2019 . 


AND WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting 
candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election 
Officer , concerned from the date of election of returned candidate ; 


AND WHEREAS , the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 
79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State on 23rd December , 2019. As such the last date for 
lodging of account of election expenses was 22nd January , 2020 . 


AND WHEREAS , as per the report vide letter No. 61 / ffo dated 29th January , 2020 submitted by the 
District Election Officer , Palamu Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer , Jharkhand vide letter No. 
01 / af_3_ - 42 / 2019 / 201 , dated 03rd February , 2020 , Sh . Naresh Kumar Paswan , an Independent 
contesting candidate from 79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State , has failed to lodge any 
account of his election expenses as required by law . 


AND WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Palamu , Jharkhand and the 
Chief Electoral Officer , Jharkhand , a Show Cause Notice dated 3rd March , 2021 was issued by Election Commission 
under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 to Sh . Naresh Kumar Paswan for non 
submission of Election expenses ; 


AND WHEREAS , as per Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 , through the above 
said Show Cause Notice , dated 3rd March , 2021 , Sh . Naresh Kumar Paswan , was directed to submit his 
representation in writing to the Commission explaining the reason for non - submission of accounts and also to lodge 
his accounts of election expenses / rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election 
Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ; 


AND WHEREAS , the said notice was received by the Sh . Naresh Kumar Paswan , on 12th April , 2021 . 
Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election 
Officer , Palamu vide his letter No. 470 / afo dated 28th June , 2021 . 


AND WHEREAS , in the supplementary report submitted by District Election Officer , Palamu vide his letter 
No. 470 / ffo dated 28th June , 2021 , it has been stated that Sh . Naresh Kumar Paswan has not submitted any 
representation or his account of election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further , he 
his furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election 
Commission as well ; 


AND WHEREAS , the Commission is satisfied that Sh . Naresh Kumar Paswan , has failed to lodge an 
account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ; 

AND WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 stipulates that : 
" If the Election Commission is satisfied that a person 


( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or 
under this Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any 
such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order . " 


NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission hereby declares Sh . Naresh Kumar Paswan , resident of Gamhariya Ward No. 4 , Japla , 
Hussainabad , Palamu , Jharkhand - 822116 and an Independent contesting candidate for General Election to 
Legislative Assembly of Jharkhand , 2019 from 79 - Hussainabad Assembly Constituency of the State of Jharkhand , to 
be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly 
or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 

[ F. No. JKD - LA / ES - I / 79 / 2019 ] 
By Order , 

ARVIND ANAND , Principal Secy . 


478 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

आदेश 

नई दिल्ली , 6 अगस्त , 2021 


उ 

आ . अ . 223. – यतः निर्वाचन आयोग द्वारा झारखण्ड राज्य के विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या 
ईसीआई / प्रे.नो. / 102 / 2019 दिनांक 1 नवम्बर , 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार , मतगणना की तारीख 23 दिसम्बर , 2019 थी । 

और यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लडने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचित अभ्यर्थी के 
निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है 


और यतः , संबंधित रिटर्निग अधिकारी द्वारा , 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित , उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 दिसम्बर , 2019 
को घोषित किए गए थे । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी , 2020 थी ; 


और यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू , झारखण्ड द्वारा दिनांक 29 जनवरी , 2020 के पत्र सं 61 / निर्वा ० द्वारा प्रस्तुत और मुख्य 
निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड द्वारा अपने दिनांक 3 फरवरी , 2020 के पत्र स ० 01 / निर्वा - ई.ई.एम - को -42 / 2019 / 201 , के जरिए अग्रेषित रिपोर्ट के 
अनुसार श्री विवेकानन्द सिंह , जो झारखण्ड के 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा 
यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं । 


और यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू झारखण्ड़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , झारखण्ड की रिपोर्ट के आधार पर निर्वाचन आयोग 
द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विवेकानन्द सिंह को 
कारण बताओ नोटिस दिनांक 03 मार्च , 2021 को जारी किया गया था ; 


और यतः , निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 03 मार्च , 2021 के उपयुक्त कारण 
बताओ नोटिस के जरिए श्री विवेकानन्द सिंह को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर 
पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही , निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ; 


और यतः , उक्त नोटिस श्री विवेकानन्द सिंह द्वारा दिनांक 16 अप्रैल , 2021 को प्राप्त किया था । अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला 
निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ; 


और यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , पलामू द्वारा अपने दिनांक 28 जून , 2021 के पत्र सं 0 470 / निर्वा ० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक 
रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री विवेकानन्द सिंह ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया 
है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; 


और यतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विवेकानन्द सिंह निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके 

7 

पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नही है , 


और यत , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपेक्षित है , दाखिल करने में 
असफल रहा है : तथा 


( ख ) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है . 

निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि झारखण्ड 
राज्य के 79 - हुसैनाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में निर्वाचन लडने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री 
विवेकानन्द सिंह , ग्रा ० - चिरैयाखाड़ , पो० जपला , थाना - हुसैनाबाद , जिला- पलामू , झारखण्ड को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए 
निरर्हित है । 


[ फा . सं . झार . - वि.स. / पूर्व अनु- 1 / 79 / 2019 ] 

आदेश से , 

अरविन्द आनन्द , प्रधान सचिव 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


479 


ORDER 

New Delhi , the 6th August , 2021 

O.N. 223. — WHEREAS , the General Election to Jharkhand Legislative Assembly 2019 was announced by 
Election Commission vide Press Note No. ECI / PN / 102 / 2019 dated 1st November , 2019. As per the schedule , the date 
of Counting was 23rd December , 2019 . 


AND WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting 
candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election 
Officer , concerned from the date of election of returned candidate ; 


AND WHEREAS , the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 
79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State on 23rd December , 2019. As such the last date for 
lodging of account of election expenses was 22nd January , 2020 . 


AND WHEREAS , as per the report vide letter No. 61 / ffo dated 29th January , 2020 submitted by the 
District Election Officer , Palamu Jharkhand and forwarded by Chief Electoral Officer , Jharkhand vide letter No. 
01 / af - 3.3.4--42 / 2019 / 201 , dated 03rd February , 2020 , Sh . Vivekanand Singh , an Independent contesting 
candidate from 79 - Hussainabad Assembly Constituency in Jharkhand State , has failed to lodge any account of his 
election expenses as required by law . 


AND WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer Palamu , Jharkhand and the 
Chief Electoral Officer , Jharkhand , a Show Cause Notice dated 3rd March , 2021 was issued by Election Commission 
under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 to Sh . Vivekanand Singh for non - submission 
of Election expenses ; 


AND WHEREAS , as per Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 , through the above 
said Show Cause Notice , dated 3rd March , 2021 , Sh . Vivekanand Singh , was directed to submit his representation in 
writing to the Commission explaining the reason for non - submission of accounts and also to lodge his accounts of 
election expenses / rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned 
within 20 days from the date of receipt of the notice ; 


AND WHEREAS , the said notice was received by Sh . Vivekanand Singh , on 16th April , 2021 . 
Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election 
Officer , Palamu vide his letter No. 470 / ffo dated 28th June , 2021 . 


AND WHEREAS , in the supplementary report submitted by District Election Officer , Palamu vide his letter 
No. 470 / ffo dated 28th June , 2021 , it has been stated that Sh . Vivekanand Singh has not submitted any 
representation or his account of election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further , he 
his furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election 
Commission as well ; 


AND WHEREAS , the Commission is satisfied that Sh . Vivekanand Singh , has failed to lodge an account of 
election expenses and has no good reason or justification for the failure ; 

AND WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 stipulates that : 
" If the Election Commission is satisfied that a person 


( a ) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or 
under this Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any 
such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order . " 


NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission hereby declares Sh . Vivekanand Singh , resident of Vill - Chirayakhand , Post - Japla , Thana 
Hussainabad , Dist - Palamu , Jharkhand - 822116 and an Independent contesting candidate for General Election to 
Legislative Assembly of Jharkhand , 2019 from 79 - Hussainabad Assembly Constituency of the State of Jharkhand , to 
be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly 
or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 

[ F. No. JKD - LA / ES - I / 79 / 2019 ] 
By Order , 

ARVIND ANAND , Principal Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 224. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 109 - कांडुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई थी ; 
और 


480 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की एक सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी 
को प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 109 - कांडुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , प्रकाशम जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22 जून , 2019 और 24 अगस्त , 2019 की 
रिपोर्ट के अनुसार जगन्नाधम सुरेश , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 109 - कांडुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत जगन्नाधम सुरेश को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . -वि.स. / 2020 / 109 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , जगन्नाधम सुरेश को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , प्रकाशम को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , प्रकाशम ने बताया कि जगन्नाधम सुरेश को उक्त नोटिस दिनांक 25.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , प्रकाशम ने दिनांक 18.05.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि जगन्नाधम 
सुरेश ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी जगन्नाधम सुरेश ने विधि के 
अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही 
कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि जगन्नाधम सुरेश अपने निर्वाचन व्यय 
के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 
और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 109 - कांडुकुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , जगन्नाधम सुरेश , डी . नं . 1-4 , वेंगलापुरम गांव , लिंगासमुद्रम मंडल , प्रकाशम जिला , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


481 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि . स . / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 224. WHEREAS , the General Election for 109 - Kandukur Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 109 - Kandukur Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd June , 2019 and 24th August , 2019 submitted by the District Election 
Officer , Prakasam District , Andhra Pradesh , Jagannadham Suresh , a contesting candidate from 109 - Kandukur 
Assembly Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required 
under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said reports of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 109 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Jagannadham Suresh , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Jagannadham Suresh , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Prakasam within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Prakasam , has reported that the said notice was served to 
Jagannadham Suresh , on 25.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Prakasam in his supplementary report , dated 18.05.2021 reported 
that Jagannadham Suresh , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , 
Jagannadham Suresh , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for 
failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Jagannadham 
Suresh , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Jagannadham Suresh , D. No. 1-4 , Vengalapuram Village , 
Lingasamudram Mandal , Prakasam District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 109 - Kandukur 
Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or 
Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


482 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ . अ . 225. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 118 - नेल्लोर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की 
गई थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 118- नेल्लोर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए 
गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उदता 
वैंकटराव , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 118 - नेल्लोर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत उदता वैंकटराव को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 118 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , उदता वैंकटराव को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर ने बताया कि उदता वैंकटराव को उक्त नोटिस दिनांक 18.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर ने दिनांक 23.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि उदता 
वैंकटराव ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी उदता वैंकटराव ने विधि 
के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही 
कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल 
करने में विफल रहा है ; और 


( क ) 


483 


उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि उदता वैंकटराव अपने निर्वाचन व्यय 
के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 
और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 118 - नेल्लोर ग्रामीण विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , उदता वैंकटराव , डी . नं . 26/6/196 , बी ब्लॉक , अक्षय निवास , इस्कान सिटी , नेल्लोर - 4 , 
एसपीएस नेल्लौर जिला , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा 
संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 

[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि . स . / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 225.– WHEREAS , the General Election for 118 Nellore Rural Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 118 - Nellore Rural Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 

June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 23rd June , 2019 submitted by the District Election Officer , Nellore 
District , Andhra Pradesh , Udatha Venkatarao , a contesting candidate from 118 - Nellore Rural Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 118 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Udatha Venkatarao , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Udatha Venkatarao , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Nellore within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Nellore , has reported that the said notice was served to Udatha 
Venkatarao , on 18.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Nellore in his supplementary report , dated 23.06.2021 reported that 
Udatha Venkatarao , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , Udatha 
Venkatarao , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to 
lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 


484 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


( a ) 


" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Udatha Venkatarao , 
has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Udatha Venkatarao , D.No. 26/6/196 , B - Block , Akshaya Nivas , Iskon 
City , Nellore - 4 , SPS Nellore District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 118 - Nellore Rural Assembly 
Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 226. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 119- सर्वेपल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 
और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 119 - सर्वेपल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित 
किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
कुरापाती विजया राजू , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 119 - सर्वेपल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने 
वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत कुरापाती विजया राजू को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए 
दिनांक 22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 119 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , कुरापाती विजया राजू को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित 
रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर ने दिनांक 23.06.2021 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुरापाती विजया राजू ने 
उक्त नोटिस को लेने से मना कर दिया था और जब दिनांक 21.03.2021 और 18.03.2021 को उनके घर पर बार - बार जाने के बाद 
नोटिस तामील नहीं किया जा सका तब दिनांक 06.04.2021 को कुरापाती विजया राजू के घर पर नोटिस चस्पा कर नोटिस की 
स्थानापन्न सेवा तामील की गई थी ; और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लोर ने दिनांक 23.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि कुरापाती 
विजया राजू ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस उनके निवास पर चस्पा करने के 
बाद कुरापाती विजया राजू ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न 
तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


485 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि कुरापाती विजया राजू अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 119 - सर्वेपल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , कुरापाती विजया राजू , म . नं . 008 , टटीपार्थी गांव , पोडालाकुर मंडल , एसपीएसआर नेल्लोर जिला , 
आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 226. — WHEREAS , the General Election for 119 - Survepalli Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 119 - Survepalli Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 
22nd June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd June , 2019 submitted by the District Election Officer , Nellore 
District , Andhra Pradesh , Kurapati Vijaya Raju , a contesting candidate from 119 - Survepalli Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 119 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Kurapati Vijaya Raju , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Kurapati Vijaya Raju , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Nellore within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


486 


WHEREAS , the District Election Officer , Nellore , in his report dated 23.06.2021 , has reported that Kurapati 
Vijaya Raju has refused to take the said notice even on repeated visits to his house on 21.03.2021 on 18.03.2021 , the 
notice was delivered / made by affixing at the house of Kurapati Vijaya Raju on 06.04.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Nellore in his supplementary report , dated 23.06.2021 reported that 
Kurapati Vijaya Raju , has not submitted account of election expenses . Further , after affixing of the said notice at his 
residence , Kurapati Vijaya Raju , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of 
India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( a ) 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ' 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Kurapati Vijaya 
Raju , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; 
and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Kurapati Vijaya Raju , H. No. 008 , Tatiparthi Village , Podalakur 
Mandal , SPSR Nellore District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 119 - Survepalli Assembly 
Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 227.― यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 120 - गुडुर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई 
थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 120 - गुड्डुर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए 
गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लौर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
वडानला वैंकेय्या , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 120- गुडुर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने 
वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं , और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत वडानला वैंकेय्या को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 120 जारी किया गया था ; और 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


487 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , वडानला वैंकेय्या को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लौर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लौर ने बताया कि वडानला वैंकेय्या को उक्त नोटिस दिनांक 18.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , नेल्लौर ने दिनांक 23.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि बडानला 
वैंकेय्या ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी वडानला वैंकेय्या ने विधि 
के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही 
कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि बडानला वैंकेय्या अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 120 - गुडुर ( अ.जा. ) विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , वडानला वैंकेय्या , वल्लीपेडु गांव , चिल्लाकुर मंडल , एसपीएसआर नेल्लौर जिला , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 227. – WHEREAS , the General Election for 120 Gudur ( SC ) Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


488 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


WHEREAS , the result of the election for 120 - Gudur ( SC ) Assembly Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019 ; 

and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd June , 2019 submitted by the District Election Officer , Nellore 
District , Andhra Pradesh , Vadanala Venkaiah , a contesting candidate from 120 - Gudur ( SC ) Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 120 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Vadanala Venkaiah , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Vadanala Venkaiah , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Nellore within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Nellore , has reported that the said notice was served to Vadanala 
Venkaiah , on 18.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Nellore in his supplementary report , dated 23.06.2021 reported that 
Vadanala Venkaiah , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , 
Vadanala Venkaiah , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for 
failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under 
this Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Vadanala Venkaiah , 
has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Vadanala Venkaiah , Vallipedu Village , Chillakur Mandal , SPSR 
Nellore District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 120 - Gudur ( SC ) Assembly Constituency of the State 
of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and 
for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or 
Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 228. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 153 - अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की 
गई थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है , और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

यतः , 153 - अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए 
गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


489 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
येल्लामंजुला राजेश , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 153- अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन 
लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत येल्लामंजुला राजेश को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 / 153 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , येल्लामंजुला राजेश को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि येल्लामंजुला राजेश को उक्त नोटिस दिनांक 15.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि 
येल्लामंजुला राजेश ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी येल्लामंजुला 
राजेश ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने 
में विफल रहा है ; और 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि येल्लामंजुला राजेश अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 153 अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , येल्लामंजुला राजेश , डी . नं . 4-3-7 , जनशक्ति नगर , भारत पेट्रोल बंक की पिछली साइड , 
अनन्तपुर टाउन , और मंडल , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य 
अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 

[ फा.सं. 76 / आं.प्र . - वि.स. / 2020 ] 

आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


490 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 228. WHEREAS , the General Election for 153 - Anantapur Urban Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 153 - Anantapur Urban Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 27th June , 2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , Yelamanjula Rajesh , a contesting candidate from 153 - Anantapur Urban Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 153 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Yelamanjula Rajesh , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Yelamanjula Rajesh , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Yelamanjula Rajesh , on 15.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Yelamanjula Rajesh , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , Yelamanjula Rajesh , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , 
for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under 
this Act , and 


( a ) 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Yelamanjula 
Rajesh , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Yelamanjula Rajesh , D.No.4-3-7 , Janasakthi Nagar , Bharath Petrol 
Bunk Back Side , Ananthapuramu Town and Mandal , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 153 - Anantapur 
Urban Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 
to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 229.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तह्त आंध्र प्रदेश विधान सभा के 153 - अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की 
गई थी ; और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


491 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 153 - अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए 
गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
रहमतुल्ला , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 153 अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत रहमतुल्ला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 153 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , रहमतुल्ला को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत 
करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि रहमतुल्ला को उक्त नोटिस दिनांक 15.03.2021 को तामील किया 
गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि रहमतुल्ला 
ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी रहमतुल्ला ने विधि के अंतर्गत यथा 
विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण 
दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि रहमतुल्ला अपने निर्वाचन व्यय के 
लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 
और 


492 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 153- अनन्तपुर शहरी विधान सभा निर्वाचन 
क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , रहमतुल्ला , डी . नं . 20/146 , नलबांड स्ट्रीट , ओल्ड टाउन , अनन्तपुर टाउन एंड मंडल , आंध्र प्रदेश , 
इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा 
अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 229. WHEREAS , the General Election for 153 - Anantapur Urban Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 153 - Anantapur Urban Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 27th June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , Rahamthulla , a contesting candidate from 153 - Anantapur Urban 
Assembly Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required 
under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 153 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Rahamthulla , for not lodging of account of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Rahamthulla , was directed to submit representation in writing to the Commission explaining 
the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election 
Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Rahamthulla , on 15.03.2021 ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Rahamthulla , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , 
Rahamthulla , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to 
lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Rahamthulla , has 
failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Rahamthulla , D.No20 / 146 , Nalband Street , Old Town , 
Ananthapuramu Town & Mandal , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 153 - Anantapur Urban Assembly 
Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


493 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 230.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई थी ; 
और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 157- हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार टी . 
बालाजी मनोहर , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत टी . बालाजी मनोहर को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 157 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , टी . बालाजी मनोहर को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित 
रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का 
सम्पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि टी . बालाजी मनोहर को उक्त नोटिस दिनांक 15.03.2021 को 
तामील किया गया था , और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि टी . 
बालाजी मनोहर ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी टी . बालाजी 
मनोहर ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


494 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि टी . बालाजी मनोहर अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , टी . बालाजी मनोहर , टी रामचंद्रैय्या , # 4-2-76 , शिर्डी साई नगर , साई बाबा मंदिर के पास , हिंदुपुर 
515201 , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य 
अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 

[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 230. — WHEREAS , the General Election for 157 Hindupur Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 , was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 157- Hindupur Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 26th June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , T. Balaji Manohar , a contesting candidate from 157 - Hindupur Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 157 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to T. Balaji Manohar , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , T. Balaji Manohar , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to T. 
Balaji Manohar , on 15.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that T. Balaji Manohar , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , T. Balaji Manohar , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for 
failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( a ) 


495 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that T. Balaji Manohar , 
has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares T. Balaji Manohar , T. Ramachandraiah , # 4-2-76 , Shridi Sai Nagar , 
Near Sai Baba Temple , Hindupur - 515201 , Ananthapuramu District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 
157 - Hindupur Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative 
Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of 
this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 231. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई थी ; 
और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
नरसिम्हा मूर्ति . एन , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत नरसिम्हा मूर्ति . एन को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 157 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , नरसिम्हा मूर्ति . एन को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि नरसिम्हा मूर्ति . एन को उक्त नोटिस दिनांक 15.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


496 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


में 

यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि नरसिम्हा 
मूर्ति . एन ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी नरसिम्हा मूर्ति . एन ने 
विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और 
न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


# . 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 

( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि नरसिम्हा मूर्ति एन अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 157 हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , नरसिम्हा मूर्ति.एन , नारासप्पा # 20-165 निम्कामपल्ली , हिंदुपुर , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 231. ― WHEREAS , the General Election for 157 Hindupur Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 157 Hindupur Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 26th June , 2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , Narasimha Murthy . N , a contesting candidate from 157 Hindupur Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 157 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Narasimha Murthy . N , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Narasimha Murthy . N , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


497 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Narasimha Murthy . N , on 15.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Narasimha Murthy . N , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , Narasimha Murthy . N , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , 
for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under 
this Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Narasimha Murthy . 
N , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Narasimha Murthy . N , Narasappa , # 20-165 , Nimkampalli , Hindupur , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 157 Hindupur Assembly Constituency of 
the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen 
as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 

2021 

आ.अ. 232.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई थी ; 

और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
वी.के. श्रीनिवासुलु , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत वी . के . श्रीनिवासुलु को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020/157 जारी किया गया था ; और 


498 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , वी . के . श्रीनिवासुलु को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि वी . के . श्रीनिवासुलु को उक्त नोटिस दिनांक 15.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि वी.के. 
श्रीनिवासुलु ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी वी.के. श्रीनिवासुलु ने 
विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और 
न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि बी . के . श्रीनिवासुलु अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेशराज्य के 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , वी.के. श्रीनिवासुलु , वी . कृसटप्पा , # 5-5-153 , लक्ष्मीपुरम , हिंदुपुर , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 232. — WHEREAS , the General Election for 157- Hindupur Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 157 - Hindupur Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

WHEREAS , as per the report dated 26th June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , V. K. Srenivasulu , a contesting candidate from 157- Hindupur 
Assembly Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required 
under law ; and 


499 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 157 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to V. K. Srenivasulu , for not lodging of account of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , V. K. Srenivasulu , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to V. 
K. Srenivasulu , on 15.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that V. K. Srenivasulu , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , V. K. Srenivasulu , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for 
failure to lodge the account as prescribed under law ; and 


WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under 
this Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that V. K. Srenivasulu , 
has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares V. K. Srenivasulu , V.Kristappa , # 5-5-153 , Lakshmipuram , Hindupur , 
Ananthapuramu Dist . Andhra Pradesh and a contesting candidate from 157 - Hindupur Assembly Constituency of the 
State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as 
and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or 
Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ . अ . 233. — यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई थी ; 

और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


500 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
एम . नरसिम्हा मूर्ति , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत एम . नरसिम्हा मूर्ति को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020/157 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , एम . नरसिम्हा मूर्ति को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि एम . नरसिम्हा मूर्ति को उक्त नोटिस दिनांक 15.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि एम . 
नरसिम्हा मूर्ति ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी एम . नरसिम्हा मूर्ति 
ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है 
और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि एम . नरसिम्हा मूर्ति अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेशराज्य के 157 - हिंदुपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , एम . नरसिम्हा मूर्ति , स्वर्गीय नरसिम्हप्पा # 2-33 , बेवानाहाली ( वी ) , हिंदुपुर ( एम ) अनन्तपुर जिला , 
आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं.प्र . - वि.स. / 2020 ] 

आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


501 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 233. WHEREAS , the General Election for 157 - Hindupur Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 157 - Hindupur Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 26th June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , M. Narasimha Murthy , a contesting candidate from 157- Hindupur 
Assembly Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required 
under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 157 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to M. Narasimha Murthy , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , M. Narasimha Murthy , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
M. Narasimha Murthy , on 15.03.2021 ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that M. Narasimha Murthy , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the 
said notice , M. Narasimha Murthy , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of 
India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that M. Narasimha 
Murthy , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares M. Narasimha Murthy , Late Narasimhappa , # 2-33 , Bevanahalli ( V ) , 
Hindupur ( M ) , Ananthapuramuy Dist . , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 157 - Hindupur Assembly 
Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 234. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 158 - पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई थी ; 

और 


502 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 158 - पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
वट्टी जयदेवा , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 158- पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत वट्टी जयदेवा को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 158 जारी किया गया था ; और 

- 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , वट्टी जयदेवा को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि बट्टी जयदेवा को उक्त नोटिस दिनांक 16.05.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि वट्टी 
जयदेवा ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी वट्टी जयदेवा ने विधि के 
अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही 
कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि वट्टी जयदेवा अपने निर्वाचन व्यय के 
लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 
और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 158 - पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , वट्टी जयदेवा , डी . नं . 1-1678 , चौदेश्वरी कालोनी , गोरनटला गांव एवं मंडल , अनन्तपुर जिला , आंध्र 
प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान 
सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


503 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से . 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 234. WHEREAS , the General Election for 158 - Penukonda Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 158 - Penukonda Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 26th June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , Vatti Jayadeva , a contesting candidate from 158 - Penukonda Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 158 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Vatti Jayadeva , for not lodging of account of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Vatti Jayadeva , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Vatti Jayadeva , on 16.05.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Vatti Jayadeva , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , 
Vatti Jayadeva , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to 
lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Vatti Jayadeva , has 
failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Vatti Jayadeva , D. No. 1-1678 , Chowdeswari colony , Gorantla 
Village & Mandal , Ananthapuramu District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 158 - Penukonda 
Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or 
Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


504 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 235. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 158 - पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई थी ; 

और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 158- पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ई . 
नरसिम्हुलु , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 158- पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 
हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत ई . नरसिम्हुलु को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 158 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , ई . नरसिम्हुलु को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि ई . नरसिम्हुलु को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि ई . 
नरसिम्हुलु ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी ई . नरसिम्हुलु ने विधि 
के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही 
कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने 
में विफल रहा है ; और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


505 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि ई . नरसिम्हुलु अपने निर्वाचन व्यय के 
लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 
और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेशराज्य के 158- पेनुकोन्डा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , ई . नरसिम्हुलु , डी . नं . 1-80 , बीसी कालोनी राचूरू गांव , रोडम मंडल , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 235. – WHEREAS , the General Election for 158 Penukonda Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 158 - Penukonda Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 

June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 26th June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , E. Narasimhulu , a contesting candidate from 158 - Penukonda Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 158 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to E. Narasimhulu , for not lodging of account of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , E. Narasimhulu , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to E. 
Narasimhulu , on 16.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that E. Narasimhulu , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , 
E. Narasimhulu , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to 
lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 


has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


506 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that E. Narasimhulu , has 
failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares E. Narasimhulu , D. No. 1-80 , BC Colony Rachuru Village , Roddam 
Mandal , Ananthapuramu District . Andhra Pradesh and a contesting candidate from 158 - Penukonda Assembly 
Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 236. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई 
थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
कोटा श्वेता , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत कोटा श्वेता को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 159 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , कोटा श्वेता को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि कोटा श्वेता को उक्त नोटिस दिनांक 18.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि कोटा श्वेता 
ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी कोटा श्वेता ने विधि के अंतर्गत 


[ भाग II— खण्ड 3 ( iii ) ] 

यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई 
स्पष्टीकरण दिया है ; और 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 


1943 


507 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि कोटा श्वेता अपने निर्वाचन व्यय के 
लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 
और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेशराज्य के 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , कोटा श्वेता , डोर नं . 3-472 , गणेश गेट के सामने , पुत्तापारथी अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश , इस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं.प्र . -वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 236. – WHEREAS , the General Election for 159 Puttaparthi Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 

June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , Kota Swetha , a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 159 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Kota Swetha , for not lodging of account of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Kota Swetha , was directed to submit representation in writing to the Commission explaining 
the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election 
Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Kota Swetha , on 18.03.2021 ; and 


508 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Kota Swetha , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , 
Kota Swetha , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for failure to 
lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


( a ) 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Kota Swetha , has 
failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Kota Swetha , Door No 3-472 , Opposite Ganesh Gate , Puttaparthi , 
Ananthapuramu district , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly Constituency of 
the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen 
as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली . 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 237. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा की गई 
थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है , और 


यतः , 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार डी . 
श्याम सुंदर रेड्डी , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत डी . श्याम सुंदर रेड्डी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फ़रवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 / 159 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , डी . श्याम सुंदर रेड्डी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का सम्पूर्ण 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


509 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि डी . श्याम सुंदर रेड्डी को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि डी . श्याम 
सुंदर रेड्डी ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी डी . श्याम सुंदर रेड्डी ने 
विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और 
न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने 
में विफल रहा है ; और 


उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि डी . श्याम सुंदर रेड्डी अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेशराज्य के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , डी . श्याम सुंदर रेड्डी , डोर नं . 18-45बी , कुटालपल्ली , नलमाडा मंडल , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं.प्र.-वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 237. – WHEREAS , the General Election for 159 Puttaparthi Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd June , 2019 submitted by the District Election Officer , 
Ananthapuramu District , Andhra Pradesh , D. Shyam Sundhar Reddy , a contesting candidate from 159 


510 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


Puttaparthi Assembly Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as 
required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 159 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to D. Shyam Sundhar Reddy , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , D. Shyam Sundhar Reddy , was directed to submit representation in writing to the 
Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the 
District Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to D. 
Shyam Sundhar Reddy , on 16.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that D. Shyam Sundhar Reddy , has not submitted any account of election expenses . Further , after receipt of 
the said notice , D. Shyam Sundhar Reddy , has neither furnished any reason nor explanation to the Election 
Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under 
this Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that D. Shyam Sundhar 
Reddy , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares D. Shyam Sundhar Reddy , Door No 18-45B , Kutalapalli , Nallamada 
Mandal , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly Constituency of the State of 
Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and for 
being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union 
Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 238.— यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई 

eft ; site 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


[ भाग II— खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

यतः , 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


511 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार पूला 
श्रीनाथ रेड्डी , जो आंध्र प्रदेश से विधान सभा , 2019 के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , 
विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत पूला श्रीनाथ रेड्डी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 159 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , पूला श्रीनाथ रेड्डी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था , और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि पूला श्रीनाथ रेड्डी को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि पूला 
श्रीनाथ रेड्डी ने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी पूला 
श्रीनाथ रेड्डी ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि पूला श्रीनाथ रेड्डी अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , पूला श्रीनाथ रेड्डी , प्लॉट सं . 402 , साईंधर्मा अपार्टमेंट , पुत्तापारथी मंडल , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 

आदेश से . 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


512 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 238. WHEREAS , the General Election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated _.06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , Poola Sreenath Reddy , a contesting candidate from 159 - Puttaparti Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 159 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Poola Sreenath Reddy , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Poola Sreenath Reddy , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Poola Sreenath Reddy , on 16.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Poola Sreenath Reddy , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , Poola Sreenath Reddy , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , 
for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( a ) 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Poola Sreenath 
Reddy , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Poola Sreenath Reddy , Plot No 402 , Saidharma Appatment , 
Puttaparthi Mandal , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly Constituency of the 
State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as 
and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or 
Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 239. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई 
थी ; और 


513 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार बी . 
रघुनाथारेड्डी , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत बी . रघुनाथारेड्डी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 159 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , बी . रघुनाथारेड्डी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि बी . रघुनाथारेड्डी को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि बी . 
रघुनाथारेड्डी ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी बी . 
रघुनाथारेड्डी ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि बी . रघुनाथारेड्डी अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


514 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 159- पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , बी . रघुनाथारेड्डी , डोर नं . 1-65 , लोकोजीपल्ली ( V ) अमदगुर ( एम ) , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 239. WHEREAS , the General Election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated _.06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , B. Raghunathareddy , a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 159 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to B. Raghunathareddy , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , B. Raghunathareddy , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to B. 
Raghunathareddy , on 16.03.2021 ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that B. Raghunathareddy , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , B. Raghunathareddy , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , 
for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that B. 
Raghunathareddy , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the 
failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares B. Raghunathareddy , Door No 1-65 , Lokojipalli ( V ) Amadagur ( M ) , 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

Ananthapuramu District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly Constituency 
of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being 
chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


515 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 240. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई 
थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक - 06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार के 
श्रीराम नाइक , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत के श्रीराम नाइक को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 159 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , के श्रीराम नाइक को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि के श्रीराम नाइक को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि के श्रीराम 
नाइक ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी के श्रीराम नाइक ने 
विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और 
न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


516 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि के श्रीराम नाइक अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 159 - पुत्तापारथी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 
से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के श्रीराम नाइक , डोर नं . 3-126 , ब्राह्मनपल्ली पुत्तापारथी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश , इस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 

7 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 240.– WHEREAS , the General Election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 159 - Puttaparthi Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated _.06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , K Sreeram Naik , a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 159 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to K Sreeram Naik , for not lodging of account of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , K Sreeram Naik , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to K 
Sreeram Naik , on 16.03.2021 ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that K Sreeram Naik , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , K Sreeram Naik , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for 
failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

Act , and 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


517 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that K Sreeram Naik , has 
failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares K Sreeram Naik , Door No 3 - 126 , Brahmanpalli Puttaparthi , 
Ananthapuramu District Andhra Pradesh and a contesting candidate from 159 - Puttaparthi Assembly Constituency of 
the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen 
as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 241.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 160 - धर्मावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 
और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 160 - धर्मावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 26.06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
मंजुला श्रीनिवासुलु , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 160 - धर्मावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं , और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत मंजुला श्रीनिवासुलु को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 160 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , मंजुला श्रीनिवासुलु को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि मंजुला श्रीनिवासुलु को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि मंजुला 
श्रीनिवासुलु ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी मंजुला 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

श्रीनिवासुलु ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


518 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि मंजुला श्रीनिवासुलु अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 160 - धर्मावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , मंजुला श्रीनिवासुलु , 29/718 , मारुति नगर , धर्मावरम , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने 
जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं.प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 241. — WHEREAS , the General Election for 160- Dharmavaram Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 160 - Dharmavaram Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 

June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 26.06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , Manjula Sreenivasulu , a contesting candidate from 160 - Dharmavaram Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 160 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Manjula Sreenivasulu , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Manjula Sreenivasulu , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Manjula Sreenivasulu , on 16.03.2021 ; and 


519 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Manjula Sreenivasulu , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , Manjula Sreenivasulu , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , 
for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Manjula 
Sreenivasulu , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure 
to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Manjula Sreenivasulu , 29/718 , Maruthi Nagar , Dharmavaram , 
Andhra Pradesh and a contesting candidate from 160 - Dharmavaram Assembly Constituency of the State of Andhra 
Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a 
member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union 
Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 242.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी , 
और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार भैरव 
प्रसाद पेरुगु चिन्ना , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत भैरव प्रसाद पेरुगु चिन्ना को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए 
दिनांक 22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 161 जारी किया गया था ; और 


520 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , भैरव प्रसाद पेरुगु चिन्ना को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित 
रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि भैरव प्रसाद पेरुगु चिन्ना को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को 
तामील किया गया था और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि भैरव प्रसाद 
पेरुगु चिन्ना ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी भैरव प्रसाद 
पेरुगु चिन्ना ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि भैरव प्रसाद पेरुगु चिन्ना अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 161- काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , भैरव प्रसाद पेरुगु चिन्ना , नागन्ना 1-274-2 , कोर्ट रोड , काडिरी , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से 
तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का 
सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 242. – WHEREAS , the General Election for 161 Kadiri Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 161 - Kadiri Assembly Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019 ; 

and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

WHEREAS , as per the report dated _.06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , Bhyrava Prasad Perugu Chinna , a contesting candidate from 161 - Kadiri Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


521 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 161 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Bhyrava Prasad Perugu Chinna , for not lodging of account of 
Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Bhyrava Prasad Perugu Chinna , was directed to submit representation in writing to the 
Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the 
District Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Bhyrava Prasad Perugu Chinna , on 16.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Bhyrava Prasad Perugu Chinna , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt 
of the said notice , Bhyrava Prasad Perugu Chinna , has neither furnished any reason nor explanation to the Election 
Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Bhyrava Prasad 
Perugu Chinna , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the 
failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Bhyrava Prasad Perugu Chinna , Naganna , 1-274-2 , Court Road , 
Kadiri , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 161 - Kadiri Assembly Constituency of the State of Andhra 
Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a 
member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union 
Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 243.— यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 

और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


522 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


यतः , 161- काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार चान्नाक्का 
सिद्दारेड्डी , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 161- काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 
हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत चान्नाक्का सिद्दारेड्डी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 161 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , चान्नाक्का सिद्दारेड्डी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि चान्नाक्का सिद्दारेड्डी को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को 
तामील किया गया था , और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि चान्नाक्का 
सिद्दारेड्डी ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी चान्नाक्का 
सिद्दारेड्डी ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि चान्नाक्का सिद्दारेड्डी अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 161- काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , चान्नाका सिद्दारेड्डी , श्रीनिवासुलु 2-5 , कुरुमामिदि गांव , गंडलापेंटा मंडल , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान 
परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 

आदेश से . 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


523 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 243. WHEREAS , the General Election for 161 - Kadiri Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 161 - Kadiri Assembly Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019 ; 

and 


WHEREAS , as per the report dated 06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , Channaka Siddareddy , a contesting candidate from 161 - Kadiri Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 161 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Channaka Siddareddy , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Channaka Siddareddy , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Channaka Siddareddy , on 16.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Channaka Siddareddy , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , Channaka Siddareddy , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of 
India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

( a ) has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Channaka 
Siddareddy , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to 
do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Channaka Siddareddy , Sreenivasulu , 2-5 , Kurumamidi Village , 
Gandlapenta Mandal , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 161 - Kadiri Assembly Constituency of the 
State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as 
and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or 
Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 244.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 
और 


524 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार डी . 
राजा शेखर रेड्डी , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत डी . राजा शेखर रेड्डी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 161 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , डी . राजा शेखर रेड्डी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि डी . राजा शेखर रेड्डी को उक्त नोटिस दिनांक 17.05.2021 को 
तामील किया गया था , और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि डी . राजा 
शेखर रेड्डी ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी डी . राजा शेखर 
रेड्डी ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया 
है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है , और 


उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि डी . राजा शेखर रेड्डी अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 161- काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , डी . राजा शेखर रेड्डी , बावि रेड्डी , 1-346 , बाईपास रोड काडिरी , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से 
तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का 
सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


525 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 244. WHEREAS , the General Election for 161 - Kadiri Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


Officer on 
and 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि . स . / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 161 - Kadiri Assembly Constituency was declared by the Returning 
23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019 ; 


WHEREAS , as per the report dated _.06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , D. Raja Sekhar Reddy , a contesting candidate from 161 - Kadiri Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 161 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to D. Raja Sekhar Reddy , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


( a ) 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , D. Raja Sekhar Reddy , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to D. 
Raja Sekhar Reddy , on 17.05.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that D. Raja Sekhar Reddy , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , D. Raja Sekhar Reddy , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of 
India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that D. Raja Sekhar 
Reddy , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares D. Raja Sekhar Reddy , Bavi Reddy , 1-346 , Bypass Road Kadiri , 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

Andhra Pradesh and a contesting candidate from 161 - Kadiri Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh 
in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member 
of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a 
period of three years from the date of this order . 


526 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 245.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 161- काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 
और 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 161- काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार मरुवा 
नागमल्लु , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , 
विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत मरुवा नागमल्लु को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 161 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , मरुवा नागमल्लु को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में 
प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने बताया कि मरुवा नागमल्लु को उक्त नोटिस दिनांक 16.03.2021 को तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , अनन्तपुर ने दिनांक 03.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि मरुवा 
नागमल्लु ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी मरुवा नागमल्लु 
ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है 
और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


( क ) 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

में 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


527 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि मरुवा नागमल्लु अपने निर्वाचन व्यय 
के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 
और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 161 - काडिरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , मरुवा नागमल्लु , वेंकट रमाना , 1-786 , इंदिरा गांधी गली , काडिरी , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का 
सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 245.– WHEREAS , the General Election for 161 Kadiri Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 161 - Kadiri Assembly Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019 ; 

and 


WHEREAS as per the report dated _.06.2019 submitted by the District Election Officer , Ananthapuramu 
District , Andhra Pradesh , Maruva Nagamallu , a contesting candidate from 161- Kadiri Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 161 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Maruva Nagamallu , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Maruva Nagamallu , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Ananthapuramu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu , has reported that the said notice was served to 
Maruva Nagamallu , on 16.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Ananthapuramu in his supplementary report , dated 03.07.2021 
reported that Maruva Nagamallu , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , Maruva Nagamallu , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , 
for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 


has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


528 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Maruva Nagamallu , 
has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Maruva Nagamallu , Venkata Ramana , 1-786 , Indra Gandhi Street , 
Kadiri , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 161 - Kadiri Assembly Constituency of the State of Andhra 
Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a 
member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union 
Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 246. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 24 - विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा 
की गई थी और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 24 - विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित 
किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22 / 23.06.2019 की रिपोर्ट के 
अनुसार कोटा सूर्य संकर राव , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 24 - विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत कोटा सूर्य संकर राव को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 
22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 24 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , कोटा सूर्य संकर राव को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम को अपने निर्वाचन व्यय का 
लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने बताया कि कोटा सूर्य संकर राव को उक्त नोटिस दिनांक 22.03.2021 
को तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने दिनांक 26.03.2021 और 29.05.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में 
यह बताया कि कोटा सूर्य संकर राव ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के 
उपरांत भी कोटा सूर्य संकर राव ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग 
को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 


1943 


529 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल 
करने में विफल रहा है ; और 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि कोटा सूर्य संकर राव अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 24 विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , कोटा सूर्य संकर राव , डी . नं .: 58-10-72 , न्यू कर्सा , विशाखापटनम , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 246. – WHEREAS , the General Election for 24- Visakhapatnam West Assembly Constituency of 
Andhra Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 24 - Visakhapatnam West Assembly Constituency was declared by 
the Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 
22nd June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 22 / 23.06.2019 submitted by the District Election Officer , 
Visakhapatnam District , Andhra Pradesh , Kota Surya Sankar Rao , a contesting candidate from 24 
Visakhapatnam West Assembly Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election 
expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 24 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Kota Surya Sankar Rao , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Kota Surya Sankar Rao , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Visakhapatnam within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam , has reported that the said notice was served to 
Kota Surya Sankar Rao , on 22.03.2021 ; and 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam in his supplementary report , dated 26.03.2021 and 
29.05.2021 reported that Kota Surya Sankar Rao , has not submitted account of election expenses . Further , after 
receipt of the said notice , Kota Surya Sankar Rao , has neither furnished any reason nor explanation to the Election 
Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 


530 


WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 


( a ) 


has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 

( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Kota Surya Sankar 
Rao , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; 
and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Kota Surya Sankar Rao , D. No : 58-10-72 , New Karasa , 
Visakhapatnam , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 24 - Visakhapatnam West Assembly Constituency 
of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being 
chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

- 

आ.अ. 247. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 , दिनांक 10 मार्च , 2019 के तहत 
आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 24 - विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की 
गई थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 24 - विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित 
किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20 मार्च , 2020 की रिपोर्ट के 
अनुसार पी . आर . एन . विनोद कुमार , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 24 विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल 
रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत पी . आर . एन . विनोद कुमार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए 
कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 24 , दिनांक 22 फरवरी , 2021 जारी किया गया था ; और 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , पी . आर . एन . विनोद कुमार को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन 
लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम को अपने 
निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


531 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने बताया कि पी . आर . एन . विनोद कुमार की पत्नी , पीडीपती वेंकाटेश्वरी को उक्त 
नोटिस दिनांक 22.03.2021 को तामील किया गया था और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने दिनांक 26.03.2021 और 29.05.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में 
यह बताया कि पी . आर . एन . विनोद कुमार ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस 
मिलने के उपरांत भी पी . आर . एन . विनोद कुमार ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत 
निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि पी . आर . एन . विनोद कुमार अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 24 - विशाखापटनम पश्चिम विधान सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , पी . आर . एन . विनोद कुमार , डी . नं .: 59-4-13 , नागराला गली , विशाखापटनम , आंध्र 
प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान 
सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं.प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 247.– WHEREAS , the General Election for 24- Visakhapatnam West Assembly Constituency of 
Andhra Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


532 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


WHEREAS , the result of the election for 24 - Visakhapatnam West Assembly Constituency was declared by 
the Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 
22nd June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 20th March , 2020 submitted by the District Election Officer , 
Visakhapatnam District , Andhra Pradesh , P.R.N. Vinod Kumar , a contesting candidate from 24 - Visakhapatnam 
West Assembly Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as 
required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 24 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to P.R.N. Vinod Kumar , for not lodging of account of Election Expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , P.R.N. Vinod Kumar , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Visakhapatnam within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam , has reported that the said notice was served to 
P.R.N. Vinod Kumar's wife , Pydipati Venkateswari on 22.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam in his supplementary report , dated 26.03.2021 and 
29.05.2021 reported that P.R.N. Vinod Kumar , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt 
of the said notice , P.R.N. Vinod Kumar , has neither furnished any reason nor explanation to the Election 
Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( a ) 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that P.R.N. Vinod 
Kumar , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares P.R.N. Vinod Kumar , D. No : 59-4-13 , Nagarala Street , 
Visakhapatnam , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 24 - Visakhapatnam West Assembly Constituency 
of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being 
chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council 
of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 248.– यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 25 - गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 

और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


[ भाग II— खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

यतः , 25- गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित 
किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


533 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25.11.2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
टी . अप्पलास्वामी , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 25 गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अंतर्गत यथापेक्षित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 
30 दिनों के विनिर्धारित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ( 31 दिनों की देरी से ) ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत टी . अप्पलास्वामी को विधि के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्धारित समय के भीतर 
निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 25 
जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , टी . अप्पलास्वामी को विधि के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्धारित समय के भीतर लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को 
स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला 
निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने बताया कि टी . अप्पलास्वामी की पुत्री टी . स्वर्णा को उक्त नोटिस दिनांक 
25.03.2021 को तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने दिनांक 29.05.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि टी . 
अप्पलास्वामी ने उक्त नोटिस मिलने के उपरांत विधि के अंतर्गत विनिर्धारित समय के भीतर यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी 
विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है और 

, 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि टी . अप्पलास्वामी विनिर्धारित समय 
के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास लेखे दाखिल करने में देरी के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 25 - गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , टी . अप्पलास्वामी , डी . नं . 13-18-5 / 1 , संजीवागिरी कॉलोनी , बीसी रोड , न्यू गजुवाका , आंध्र प्रदेश , 
इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 

आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


534 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 248. WHEREAS , the General Election for 25 - Gajuwaka Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 25 - Gajuwaka Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 25.11.2019 submitted by the District Election Officer , Visakhapatnam 
District , Andhra Pradesh , T. AppalaSwamy , a contesting candidate from 25 - Gajuwaka Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , within the stipulated time of 30 days from 
the date of declaration of result of election as required under section 78 of the Representation of the People Act , 1951 
( delayed by 31 days ) ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 25 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to T. AppalaSwamy , for not lodging of account of Election Expenses 
within the stipulated time as prescribed under law ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , T. AppalaSwamy , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account within the stipulated time as prescribed under law with the District 
Election Officer , Visakhapatnam within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam has reported that the said notice was served to T. 
Swarna , daughter of T. AppalaSwamy , on 25.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam in his supplementary report , dated 29.05.2021 
reported that T. AppalaSwamy , after receipt of the said notice , has neither furnished any reason nor explanation to 
District Election Officer , Visakhapatnam or the Election Commission of India , for failure to lodge the account within 
the stipulated time as prescribed under law ; and 


( a ) 


WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 


has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

any such 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that T. AppalaSwamy , 
has failed to lodge account of election expenses within the stipulated time and has no good reason or justification for 
the delay in lodge of account ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares T. AppalaSwamy , D. No. 13-18-5 / 1 , Sanjeevagiri Colony , BC Road , 
New Gajuwaka , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 25 - Gajuwaka Assembly Constituency of the State 
of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen as and 
for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or 
Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 


1943 


535 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 249. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 25 - गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 

और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 25- गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित 
किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25.11.2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
सतीश डी . वी . , जो आंध्र प्रदेश से विधान सभा , 2019 के 25 गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अंतर्गत यथापेक्षित निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के 
विनिर्धारित समय के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ( 10 दिनों की देरी से ) ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत सतीश डी . वी . को अपने विधि के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्धारित समय के भीतर 
निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 25 
जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , सतीश डी . बी . को विधि के अंतर्गत यथा निर्धारित विनिर्धारित समय के भीतर लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को 
स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला 
निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने बताया कि सतीश डी . वी . को उक्त नोटिस दिनांक 25.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , विशाखापटनम ने दिनांक 29.05.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि 
सतीश डी . वी . , ने उक्त नोटिस मिलने के उपरांत विधि के अंतर्गत विनिर्धारित समय के भीतर यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी 
विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि सतीश डी . वी . विनिर्धारित समय के 
भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और 


536 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II — SEC . 3 ( iii ) ] 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 25 - गजुवाका विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , सतीश डी . वी . , डी . नं . 31-23-43 / 27 , एफ . एफ . 203 , श्रीवेंकटेश्वरा रेजीडेंसी , भरत नगर , 
कुरमन्नापलम , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य 
क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा . सं . 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से . 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 249. — WHEREAS , the General Election for 25 - Gajuwaka Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 25 - Gajuwaka Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 25.11.2019 submitted by the District Election Officer , Visakhapatnam 
District , Andhra Pradesh , Satish D.V. a contesting candidate from 25 - Gajuwaka Assembly Constituency , 2019 from 
Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , within the stipulated time of 30 days from the date 
of declaration of result of election as required under section 78 of the Representation of the People Act , 1951 ( delayed 
by 10 days ) ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 25 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Satish D.V. for not lodging of account of Election Expenses within the 
stipulated time as prescribed under law ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Satish D.V. was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the 
reason for not lodging the account within the stipulated time as prescribed under law with the District Election 
Officer , Visakhapatnam within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam has reported that the said notice was served to 
Satish D.V. on 25.03.2021 ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Visakhapatnam in his supplementary report , dated 29.05.2021 
reported that Satish D.V. , after receipt of the said notice , has neither furnished any reason nor explanation to the 
Election Commission of India , for failure to lodge the account within the stipulated time as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Satish D.V. has 
failed to lodge account of election expenses within the stipulated time as prescribed under law and has no good reason 
or justification for delay in lodge of account ; and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Satish D. V. , D. No. 31-23-43 / 27 , F.F. 203 , Srivenkateswara 
Residency , Bharat Nagar , Kurmannapalam , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 25 - Gajuwaka Assembly 
Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


537 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 250. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 , दिनांक 10 मार्च , 2019 के तहत 
आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.03.2020 की रिपोर्ट के अनुसार दमर्ला 
कोटेस्वरराव , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत दमर्ला कोटेस्वरराव को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण 
बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 71 , दिनांक 22 फरवरी , 2021 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , दमर्ला कोटेस्वरराव को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप 
में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा ने बताया कि दमर्ला कोटेस्वरराव को उक्त नोटिस दिनांक 26.03.2021 को तामील 
किया गया था और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा ने दिनांक 20.04.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि दमर्ला 
कोटेस्वरराव ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी दमल 
कोटेस्वरराव ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल 
करने में विफल रहा है ; और 


538 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


( ख ) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि दमर्ला कोटेस्वरराव अपने निर्वाचन 
व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य 
नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , दमर्ला कोटेस्वरराव , डी . नं .: 6-103 , निदामानरु , विजयवाड़ा ग्रामीण , कृष्णा जिला , आंध्र प्रदेश , इस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 250. – WHEREAS , the General Election for 71 Gannavaram Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 71 - Gannavaram Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 20.03.2020 submitted by the District Election Officer , Krishna District , 
Andhra Pradesh , Damarla Koteswararao , a contesting candidate from 71 - Gannavaram Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 71 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Damarla Koteswararao , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Damarla Koteswararao , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Krishna within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Krishna , has reported that the said notice was served to Damarla 
Koteswararao , on 26.03.2021 ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Krishna in his supplementary report , dated 20.04.2021 reported 
that Damarla Koteswararao , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said notice , 
Damarla Koteswararao , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for 
failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 

" If the Election Commission is satisfied that a person 


has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

( b ) has no good reason or justification for the failure , 
the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


539 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Damarla 
Koteswararao , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure 
to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Damarla Koteswararao , D. No. -6-103 , Nidamanuru , Vijayawada 
Rural , Krisha district , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 71- Gannavaram Assembly Constituency of 
the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified for being chosen 
as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 
By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

- 

आ.अ. 251. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 , दिनांक 10 मार्च , 2019 के तहत 
आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


यतः , 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए थे 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.03.2020 की रिपोर्ट के अनुसार 
यारलागड्डा वेंकटरमइया चौधरी , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन 
लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , 

जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत यारलागड्डा वेंकटरमइया चौधरी को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के 
लिए कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 71 , दिनांक 22 फरवरी , 2021 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , यारलागड्डा वेंकटरमइया चौधरी को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन 
लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा को अपने निर्वाचन व्यय 
का लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा ने बताया कि यारलागड्डा वेंकटरमइया चौधरी को उक्त नोटिस दिनांक 
26.03.2021 को तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा ने दिनांक 20.04.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि यारलागड्डा 
वेंकटरमइया चौधरी ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 

यारलागड्डा वेंकटरमइया चौधरी ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग 
को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 

यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


540 


( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि यारलागड्डा वेंकटरमइया चौधरी 
अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण 
अथवा औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 71 - गन्नावरम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , यारलागड्डा वेंकटरमइया चौधरी , डी . नं .: -7-96 , पाला बाज़ार , प्रसादमपादु , विजयवाड़ा कृष्णा जिला , 
आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 251. – WHEREAS , the General Election for 71 Gannavaram Assembly Constituency of Andhra 
Pradesh Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 71 - Gannavaram Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 20.03.2020 submitted by the District Election Officer , Krishna District , 
Andhra Pradesh , Yarlagadda Venkataramaiah Chowdary , a contesting candidate from 71 - Gannavaram Assembly 
Constituency , 2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 71 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Yarlagadda Venkataramaiah Chowdary , for not lodging of account 
of Election Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Yarlagadda Venkataramaiah Chowdary , was directed to submit representation in writing to 
the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with 
the District Election Officer , Krishna within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

WHEREAS , the District Election Officer , Krishna , has reported that the said notice was served to 
Yarlagadda Venkataramaiah Chowdary , on 26.03.2021 ; and 


541 


WHEREAS , the District Election Officer , Krishna in his supplementary report , dated 20.04.2021 reported 
that Yarlagadda Venkataramaiah Chowdary , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt 
of the said notice , Yarlagadda Venkataramaiah Chowdary , has neither furnished any reason nor explanation to the 
Election Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 
" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( a ) 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Yarlagadda 
Venkataramaiah Chowdary , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification 
for the failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Yarlagadda Venkataramaiah Chowdary , D. No. -7-96 , Pala bazaar , 
Prasadampadu , Vijayawada , Krishna District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 71 - Gannavaram 
Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or 
Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

आ.अ. 252. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 , दिनांक 10 मार्च , 2019 के तहत 
आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 72 - गुडीवाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है ; और 


थे 

यतः , 72 - गुडीवाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित किए गए 
और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 22.06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार 
कोडालिल वेंकटेश्वर राव , जो आंध्र प्रदेश विधान सभा निर्वाचन , 2019 में 72 - गुडीवाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने 
वाले अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत कोडालिल वेंकटेश्वर राव को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए 
कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 72 , दिनांक 22 फरवरी , 2021 जारी किया गया था ; और 


542 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , कोडालिल वेंकटेश्वर राव को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित 
रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा ने बताया कि कोडालिल वेंकटेश्वर राव को उक्त नोटिस दिनांक 20.03.2021 को 
तामील किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , कृष्णा ने दिनांक 20.04.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि कोडालिल 
वेंकटेश्वर राव ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी कोडालिल 
वेंकटेश्वर राव ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई 
कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में 
विफल रहा है ; और 


उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " : 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि कोडालिल वेंकटेश्वर राव अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 72 - गुडीवाडा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , कोडालिल वेंकटेश्वर राव , एस / ओ चिना अंजानेयुलु , गुड्लावल्लेरु मंडल का कुचीकायलपुडी गांव , कृष्णा 
जिला , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 
आदेश से , 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 252. – WHEREAS , the General Election for 72- Gudivada Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 72 - Gudivada Assembly Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


[ भाग II— खण्ड 3 ( iii ) ] 

भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 

WHEREAS , as per the report dated 22.06.2019 submitted by the District Election Officer , Krishna District , 
Andhra Pradesh , Kodalil Venkateswara Rao , a contesting candidate from 72 - Gudivada Assembly Constituency , 
2019 from Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


543 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 72 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to Kodalil Venkateswara Rao , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , Kodalil Venkateswara Rao , was directed to submit representation in writing to the 
Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the 
District Election Officer , Krishna within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Krishna , has reported that the said notice was served to Kodalil 
Venkateswara Rao , on 20.03.2021 ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Krishna in his supplementary report , dated 20.04.2021 reported 
that Kodalil Venkateswara Rao , has not submitted account of election expenses . Further , after receipt of the said 
notice , Kodalil Venkateswara Rao , has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of 
India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 

" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( a ) 


( b ) 

has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Kodalil 
Venkateswara Rao , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the 
failure to do so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Kodalil Venkateswara Rao , S / o China Anjaneyulu , Kuchikayalapudi 
Village of Gudlavalleru Mandal , Krishna District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 72 - Gudivada 
Assembly Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or 
Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 

[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 अगस्त , 2021 

- 

आ.अ. 253. – यतः , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च , 2019 के प्रेस नोट सं . ईसीआई / पीएन / 23 / 2019 के 
तहत आंध्र प्रदेश विधान सभा , 2019 के 163- पिलेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन की घोषणा की गई थी ; 
और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , निर्वाचित 
अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे की सही प्रति संबद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी को 
प्रस्तुत करनी होती है , और 


यतः , 163- पिलेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई , 2019 को घोषित 
किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


544 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 14 , 2021 / SRAVANA 23 , 1943 [ PART II— SEC . 3 ( iii ) ] 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , चित्तूर जिला , आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 20.06.2019 की रिपोर्ट के अनुसार ए . 
मोजेज किरण कुमार , जो आंध्र प्रदेश से विधान सभा , 2019 के 163- पिलेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 
हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर , भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 
1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 5 ) के अंतर्गत 163- पिलेरू को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 22 
फरवरी , 2021 को कारण बताओ नोटिस सं . 76 / एपी - एलए / 2020 / 163 जारी किया गया था ; और 


यतः , उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप - नियम ( 6 ) के 
अंतर्गत , ए . मोजेज किरण कुमार को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित 
रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी , चित्तूर को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , चित्तूर ने दिनांक 23.06.2021 की अपनी रिपोर्ट में बताया कि ए . मोजेज किरण कुमार ने 
उक्त नोटिस को लेने से मना कर दिया और ऐसा होने के बावजूद , नोटिस को तहसीलदार , पिलेरू द्वारा उनके वाट्स एप नंबर 
7396757722 पर भेज दिया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , चित्तूर ने दिनांक 23.06.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि ए . मोजेज 
किरण कुमार ने निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस वाट्सएप नंबर पर भेजने के 
उपरांत ए . मोजेज किरण कुमार ने विधि के अंतर्गत यथा - विहित लेखे प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग 
को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; और 


यतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में यह विहित है कि : 

" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) 

इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने 
में विफल रहा है ; और 

( ख ) 

उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है 

तो , निर्वाचन आयोग , सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्ह घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की 
तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्ह रहेगा । " ; 


यतः , तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि ए . मोजेज किरण कुमार अपने 
निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; और 


अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा 
करता है कि आंध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में आंध्र प्रदेश राज्य के 163- पिलेरू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी , ए . मोजेज किरण कुमार , द्वार सं . 11-52-2 , विनायका नगर , रेलवे स्टेशन के निकट , पिलेरू , चित्तूर 
जिला , आंध्र प्रदेश , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की 
विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्ह होंगे । 


[ फा.सं. 76 / आं . प्र . - वि.स. / 2020 ] 

आदेश से . 

अविनाश कुमार , प्रधान सचिव 


[ भाग II– खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 14 , 2021 / श्रावण 23 , 1943 


ORDER 

New Delhi , the 7th August , 2021 

O.N. 253. WHEREAS , the General Election for 163 - Piler Assembly Constituency of Andhra Pradesh 
Legislative Assembly , 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. 
ECI / PN / 23 / 2019 , dated 10th March , 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


545 


WHEREAS , the result of the election for 163 - Piler Assembly Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22nd June , 2019 ; 

and 


WHEREAS , as per the report dated 20.06.2019 submitted by the District Election Officer , Chittoor District , 
Andhra Pradesh , A. Moses Kiran Kumar , a contesting candidate from 163 - Piler Assembly Constituency , 2019 from 
Andhra Pradesh has failed to lodge account of election expenses , as required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report of the District Election Officer , a Show - Cause notice No. 76 / AP 
LA / 2020 / 163 , dated 22nd February , 2021 was issued under sub rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules , 
1961 by the Election Commission of India to A. Moses Kiran Kumar , for not lodging of account of Election 
Expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under sub rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Elections Rules , 1961 , A. Moses Kiran Kumar , was directed to submit representation in writing to the Commission 
explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District 
Election Officer , Chittoor within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


WHEREAS , the District Election Officer , Chittoor in his report dated 23.06.2021 , has reported that A. Moses 
Kiran Kumar has refused to take the said notice and despite the notice was sent to his Whatsapp No. 7396757722 by 
Tehsildar , Piler ; and 


( a ) 


WHEREAS , the District Election Officer , Chittoor in his supplementary report , dated 23.06.2021 reported 
that A. Moses Kiran Kumar , has not submitted account of election expenses . Further , after sending the said notice to 
the Whatsapp no . of the candidate , A. Moses Kiran Kumar , has neither furnished any reason nor explanation to the 
Election Commission of India , for failure to lodge the account as prescribed under law ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 
" If the Election Commission is satisfied that a person 

has failed to lodge an account of election expenses , within the time and in the manner required by or under this 
Act , and 


( b ) has no good reason or justification for the failure , 

the Election Commission shall , by order published in the Official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that A. Moses Kiran 
Kumar , has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 
so ; and 


NOW , THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares A. Moses Kiran Kumar , Door No.11-52-2 , Vinayaka Nagar , Near 
Railway Station , Pileru , Chittoor District , Andhra Pradesh and a contesting candidate from 163 - Piler Assembly 
Constituency of the State of Andhra Pradesh in the General Election to Legislative Assembly , 2019 to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ F.No. 76 / AP - LA / 2020 ] 

By Order , 

AVINASH KUMAR , Principal Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SURENDER 
MAHADASAM 


Digitally signed by SURENDER 
MAHADASAM 

Date : 2021.08.23 11:08:32 + 05'30 ' 


